रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


NA 


PAID / 


TO 


Baiti 


PREM 


41 - 


IN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 14 , 2016 / अग्रहायण 23 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/ AGRAHAYANA 23, 1938 


सं. 2943] 
No. 2943] 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग) 
केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 दिसम्बर, 2016 

सं . 146 / 2016- सीमाशुल्क ( गै.टे ) 
का . आ . 4035 (अ). - सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 7 की उपधारा (1) के 
उपवाक्य ( ख ) और (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड, भारत 
सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 21 नवम्बर , 1994 की अधिसूचना सं . 63/94-सीमाशुल्क 
( गै.टे), जो कि का . आ . सं . 830 ( अ ) के अंतर्गत भारत के राजपत्र , असाधारण के भाग II , खंड 3, उपखंड (ii ) में 
दिनांक 21 नवम्बर 1994 को प्रकाशित की गई थी , में , एतद्दारा , निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता है , 
अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में ; 
( क) प्रारंभिक पैराग्राफ में दसवें परंतुक के पश्चात , निम्नलिखित परंतुक को अंत :स्थापित किया जाएगा : 
“ बशर्ते यह भी कि रायगंज रेलवे स्टेशन को सिर्फ भारत से वस्तुओं के निर्यात के लिए भूसीमाशुल्क केंद्र के रूप में 
स्थापित किया जाए ।"; 


5755 GI/2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


( ख ) सारणी में , बांग्लादेश की भू- सीमा से संबंधित क्र . सं. 2 के समक्ष कॉलम ( 3) में , मद (56) के पश्चात तथा कॉलम 
(3) एवं ( 4) में इससे संबंधित दी गई प्रविष्टि में , निम्नलिखित मद एवं प्रविष्टियों को अंत : स्थापित किया जाएगा , 
यथा : 
1 2 

"(57) पश्चिम बंगाल के ज़िला उत्तर | राधिकापुर से होकर जाने वाली 
दिनाजपुर में रायगंज रेलवे स्टेशन ” | रायगंज (भारत )-बिरोल( बांग्लादेश) रेलवे 

स्टेशन ” । 


3 


4 


[ फा . सं. 550/ 17 / 2012- एलसी ] 

टेम्सुनरो जमीर , अवर सचिव 


टिप्पणी :- प्रधान अधिसूचना , भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 21 नवम्बर 1994 की अधिसूचना सं . 
63/94- सीमाशुल्क ( गै.टे ) के अंतर्गत दिनांक 21 नवम्बर 1994 की का . आ . 830 ( अ ) के तहत प्रकाशित की गई थी 
और इसमें , दिनांक 13 अक्तूबर, 2016 की अधिसूचना सं . 125/ 2016-सीमाशुल्क ( गै.टे.) जो कि दिनांक 13 
अक्तूबर , 2016 को का . आ . 3195 ( अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी , के अंतर्गत अंतिम बार संशोधन किया 
गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department Of Revenue ) 


(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS) 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 14th December, 2016 


No. 146/2016- CUSTOMS ( N. T ) 


S . 0 . 4035 ( E) . - In exercise of the powers conferred by clauses ( b ) and ( c ) of sub - section ( 1 ) of section 7 of 
the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further 
amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), number 
63/94 -CUSTOMS (N . T ), dated the 21st November, 1994, published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub -section (ii), vide number S .O . 830 ( E ), dated the 21st November, 1994 , namely : 
In the said notification , - 
( A ) in the opening paragraph , after the tenth proviso, the following proviso shall be inserted , namely : 
“ Provided also that the Raiganj Railway Station is appointed as land customs station only for the purpose of export of 
goods fromIndia. "; 
( B ) in the TABLE, against serial number 2 relating to the land frontier of Bangladesh , in column 3 after item (56 ) and 
the corresponding entries relating thereto in columns (3 ) and (4 ), the following item number and entries shall 
respectively be inserted , namely : 


[ 411 II - QUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


“ (57 ) Raiganj Railway Station in the 
district of Uttar Dinajpur, West 
Bengal” 


Raiganj (India ) - Birol (Bangladesh ) railway line 
passing through Radhikapur.” 


[F.No.550 /17/2012 -LC ] 
TEMSUNARO JAMIR ,Under Sey. 


Note : - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub -section 
(ii) vide notification number 63 /94 - CUSTOMS (NT) dated the 21st November, 1994 published vide number S.O . 830 (E ), 
dated the 21st November, 1994 and last amended vide notification number 125 / 2016 -Customs (N . T), dated the 13th 
October, 2016 published vide number S .O .3195 (E ) dated the 13th October , 2016 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

Digitally signed by 
Nishok 

Nishok Kumar Paria 
Kumar Paria Date: 2016 .12.15 

19:52 :50 + 05 30 


